LAIRE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 फाल्गुन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 149 राँची, गुरूवार , 


12 मार्च, 2020 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची 


अधिसूचना 
20 फरवरी , 2020 


संख्या -3/ पद0-01( ग )-06/2015 का.- 1344 श्री पवन कुमार मण्डल , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक 
738 ए/03, गृह जिला- भागलपुर ), जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह की सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस ली जाती है तथा माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता 
विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आप्त सचिव के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक 
इनकी सेवा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


, 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिंह, 


अनिल 

कुमार 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 149 50 


